निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 आषाढ 1932 ( श ) 
पटना , सोमवार , 28 जून 2010 


( सं० पटना 424 ) 


वित्त विभाग 
(वित्त आयोग प्रभाग ) 


अधिसूचना 

7 जून 2010 
सं0 वि0आ0( 13 ) का0-17/ 2010 - 6035 — राज्य सरकार ने 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 12 . 326 
के आलोक में वर्ष 2010 - 15 में केन्द्र सरकार से प्राप्त होनेवाली अनुदान की राशि के उचित उपयोग के अनुश्रवण तथा इन 
अनुदानों की देयता से संबंधित शत्तों के अनुपालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में “ उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति " के 
गठन करने का निर्णय लिया है । इस समिति के निम्नांकित सदस्य होगें : 
विकास आयुक्त , बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , योजना एवं विकास विभाग, बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , स्वास्थ्य विभाग , बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार 

सदस्य 
वाणिज्य- कर आयुक्त सह- प्रधान सचिव , वाणिज्य कर विभाग , बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , गृह विभाग, बिहार । 

सदस्य 
प्रधान सचिव , भवन निर्माण विभाग , बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग , बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , जल संसाधन विभाग, बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , श्रम संसाधन विभाग, बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , आपदा प्रबंधन विभाग , बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , उर्जा विभाग , बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार 

सदस्य 
सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार 

सदस्य 
19 . सचिव , पंचायती राज विभाग, बिहार 

सदस्य 
सचिव , विधि विभाग , बिहार 

सदस्य 


21 . 
22 . 


बिहार गजट ( असाधारण) , 28 जून 2010 
सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार 
सचिव , संसाधन वित्त विभाग 


सदस्य 
सदस्य सचिव । 


2. समिति 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर विभिन्न मदों में प्राप्त होनवाली गैर योजना अनुदान की योजनाओं 
की स्वीकृति तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य सम्पादित करेगी । 

3 . समिति वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों की देयता से संबंधित शत्तों के अनुपालन की समीक्षा संबंधित 
विभागों के साथ करेगी । 

4 . समिति का मुख्यालय पटना में होगा और समिति की बैठक कम- से- कम चार माह में एक बार या 
आवश्यकतानुसार इससे अधिक भी आहूत की जा सकेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

भानु प्रताप शर्मा, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 424 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


